निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं० पटना 1018 ) पटना , सोमवार , 7 सितम्बर 2015 


सं0 एन0/ गृह0वि0मु0ज0शि0-11- 04 / 2012 – 396 

गृह (विशेष ) विभाग 


संकल्प 

3 सितम्बर 2015 
बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन 
स्वीकृत है, उनके पौत्री/नतीनी की शादी हेतु अनुदान के रूप में 51,000/- ( एक्यावन हजार) रूपये मात्र की 
राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । उक्त अनुदान की राशि के भुगतान हेतु बजट शीर्ष का 
निर्धारण वित्त विभाग से परामर्श कर अलग से किया जाएगा । 

विश्वासभाजन, 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1018 -571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette. bih. nic.in 


